रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. 0. L.-33004/99 


Ata = Vista 


Che Gazette of Jndia 


सी.जी.-डी.एल.-अ.-12052023-245842 
CG-DL-E-12052023-245842 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग 11--खण्ड 4 
PART Il—Section 4 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


a. 310] नई दिल्‍ली, शुक्रवार, मई 12, 2023/वैशाख 22, 1945 
No. 310] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 12, 2023/ VAISAKHA 22, 1945 


भारतीय उपचर्या परिषद्‌ 
आदेश 


नई दिल्‍ली, 11 मई, 2023 


फा. सं. 18-51 / 2000-आईएनसी:--समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद्‌ अधिनियम, 1947 
(1947 का हा,शा) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद्‌ एतद्द्वारा निम्नलिखित 
आदेश जारी करती है :- 
जबकि, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जीएनएम नर्सिंग इंस्टीट्यूट, अशोक राजपथ, पटना, जिला 
पटना--800004 (बिहार) को बिहार राज्य सरकार तथा बिहार नर्स पंजीकरण परिषद्‌ द्वारा जीएनएम पाठ्यक्रम संचालित करने 
के लिए मान्यता प्राप्त थी। 
वहीं, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (डीएचएस बिहार) द्वारा दिनांक 20.07.2022 को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें 
उल्लिखित है कि पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जीएनएम नर्सिंग इंस्टीट्यूट, अशोक राजपथ, पटना, जिला 
पटना--800004 (बिहार) अगले तीन सत्र तक जीएनएम पाठ्यक्रम में किसी को प्रवेश नहीं देंगे । 
और, परिषद्‌ ने स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (डीएचएस बिहार) के उपरोक्त पत्र के मद्देनजर इस मामले पर पूरी तरह से 
विचार करने के उपरांत फैसला लिया है कि संस्था को जीएनएम पाठ्यक्रम के लिए बंद माना जाए। 
अतः, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जीएनएम नर्सिंग इंस्टीट्यूट, अशोक राजपथ, पटना, जिला 
पटना--800004 (बिहार) को जीएनएम पाठ्यक्रम संचालित करने की मान्यता को दिनांक 22.12.2022 से वापस लिया जाता है 
क्योंकि उक्त संस्थान के पास राज्य सरकार से आवश्यक अनुमति नहीं है। 
लेफ्टिनेंट कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव 
[विज्ञापन-1/4/असा./91/2023-24] 


3097 6ा/2023 (1) 


Zz THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]| 


INDIAN NURSING COUNCIL 
WITHDRAWAL ORDER 
New Delhi, the 11th May, 2023 


F. No. 18-51/2000-INC.— In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council 
Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:— 


Whereas, Patna Medical College Hospital, G N M Nursing Institute situated at Ashok Rajpath, Patna, 
Distt. Patna — 800004, Bihar was recognized by State Government of Bihar and Bihar Nurses & Registration Council 
to conduct GNM Course. 


And whereas, the Directorate of Health Services (DHS Bihar), has sent a letter dated 20/07/2022 stating that 
Patna Medical College Hospital, G N M Nursing Institute situated at Ashok Rajpath, Patna, Distt. Patna — 
800004, Bihar will not take the admission to GNM course for next three sessions. 


Whereas, the Council has considered the matter in its entirety under the consideration of above said DHS 
letter the institution may be considered as closed for GNM course. 


Hence, therefore, the recognition of Patna Medical College Hospital, G N M Nursing Institute situated at 
Ashok Rajpath, Patna, Distt. Patna — 800004, Bihar for conducting GNM Course is hereby withdrawn with effect 
from 22/12/2022 as the said institution does not have necessary permissions from the state government. 


Lt. Col (Dr.) SARVJEET KAUR, Secy. 
[ADVT.-III/4/Exty./9 1/2023-24] 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-1 10064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. हा" ESSE” 


